पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 अगस्त , 2018 ई0 ( श्रावण 27 , 1940 शक सम्वत्) [ संख्या -33 


विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 

वार्षिक चन्दा 
विषय 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


... 


3075 


453-456 


1500 


531-540 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य-विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 -- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि 


975 


975 


975 


975 


... 


975 


--- 


189-194 


975 


1425 


453 - क 


454 


उत्तराखण्ड गजट, 18 अगस्त, 2018 ई ० (श्रावण 27 , 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 


विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 


कार्मिक अनुभाग -4 


विज्ञप्ति / नियुक्ति 

31 जुलाई , 2018 ई ० 
संख्या 250 / xxx (4) / 2018-04(2) / 2018- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित सिविल जज 
( जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2016 के आधार पर चयनित एवं पत्रांक -364 / 10 / ई -2/ CJ-JD/ 2016-17 , 
दिनांक 28 फरवरी , 2018 द्वारा की गई संस्तुति तथा इस सम्बन्ध में मा 0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के 
पत्र संख्या -3035 / XIll - d - 2 / Admin.A / 2016, दिनांक 13 जुलाई, 2018 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में नीचे दी गई 
तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख तालिका के स्तम्भ -3 में अंकित जनपद में कार्यभार 
ग्रहण करने की तिथि से उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा नियमावली, 2005 ( समय - समय पर यथासंशोधित) के अधीन उत्तराखण्ड 
न्यायिक सेवा में सिविल जज ( जूनियर डिवीजन) के पद पर वेतनमान ₹ 27,700-770-33,090-920-40,450--1,080-44,770 / ... 
में , नियुक्त किए जाने तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर रखे जाने की 
महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क्र ० सं ० 


नाम अभ्यर्थी 


तैनाती स्थल 


1 


2 


3 


1 . 


हरिद्वार 
देहरादून 


2 . 


3 . 


नैनीताल 
नैनीताल 


4 . 


5 . 


कु 0 पूनम टोडी, बी0--179, नेहरू कॉलोनी, धर्मपुर, देहरादून -248001 
कु 0 पल्लवी गुप्ता, एल0 बी0-34, पल्लवपुरम , फेज-2, पो 0 -मोदीपुरम , 
मेरठ -250110 
कु ० उर्वशी रावत , डी0-II / 151, किदवई नगर (पश्चिम), नई दिल्ली -110023 
श्री शैलेन्द्र कुमार यादव , ग्राम – जगतपुर पट्टी, पो 0 -शिवराजपुर, तह0 - जसपुर, 
वाया - काशीपुर, ऊधमसिंह नगर-244713 
कु ० चैरब बत्रा, विंग नं0-07, बैरक -20 / 6, प्रेमनगर, देहरादून --248007 
कु ० करिश्मा डंगवाल , डंगवाल बिल्डिंग, रानीखेत रोड , रामनगर , 
नैनीताल -244715 
श्रीमती तनुजा कश्यप , 

म 0 नं0-328 , ग्राम - नवादा, पो 0 - आई0 आई0 पी 0 , 
मोहकमपुर, देहरादून -248005 
श्री मनोज सिंह राणा, म 0 नं0-22 , ग्राम - बगसारी, पो 0 - मटवारी, धनारी, 
तहल - डुण्डा , उत्तरकाशी-249151 


ऊधमसिंह नगर 
अल्मोड़ा 


6 . 


7 . 


ऊधमसिंह नगर 


8 . 


टिहरी गढ़वाल 


2. उपरोक्त तालिका के क्रमांक -8 पर अंकित श्री मनोज सिंह राणा की नियुक्ति, मा 0 उच्च न्यायालय, नैनीताल 
में योजित रिट याचिका संख्या -111(एस / बी ) ऑफ 2018, श्री निर्मल सिंह बनाम उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय व अन्य में 
मा ० उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी । 

आज्ञा से , 
राधा रतूड़ी, 
अपर मुख्य सचिव । 


455 


भाग 1 ] उत्तराखण्ड गजट , 18 अगस्त , 2018 ई ० ( श्रावण 27 , 1940 शक सम्वत् ) 

न्याय अनुभाग -1 

अधिसूचना 

नियुक्ति 

25 जुलाई, 2018 ई० 
संख्या 31 / नो 0ए0 / XXXVI(1)/ 2018–57 नो 0ए0 / 2002 –नोटरी अधिनियम, 1952 ( अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) 
की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके , श्री राज्यपाल महोदय, श्रीमती सुनीता रानी, अधिवक्ता को दिनांक 25.07.2018 
से अग्रेत्तर पाँच वर्ष की अवधि के लिए जिला मुख्यालय, देहरादून में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 
के नियम -8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके , यह भी निदेश देते हैं कि श्रीमती सुनीता रानी का नाम 
उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गए नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय । 


In pursuance of theprovisions of Clause ( 3 ) ofArticle 348 of the Constitution , the Governor is pleased to 
order the publication of following English Translation of Notification No. 31/No.- A /XXXVI( 1)/ 2018-57 No.A / 2002 , 
dated July 25 , 2018 . 

NOTIFICATION 

Appointment 

July 25 , 2018 
No. 31/No.-A /XXXVI( 1)/2018-57 No.A / 2002 -- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the 
Notaries Act, 1952 (ActNo.-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mrs. Sunita Rani, Advocate as Notary 
for a period of five years with effect from 25.07.2018 for District Headquarter, Dehradun and in exercise of the 
powers conferred by sub -rule (4 ) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name ofMrs. Sunita Rani 
be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act. 


अधिसूचना 
नियुक्ति 


01 अगस्त, 2018 ई ० 


संख्या 07 / नो 0के 0 / XXXVI(1) / 2018-11 नो 0के 0 / 2004 -नोटरी अधिनियम , 1952 ( अधिनियम संख्या -53 , सन् 1952 ) 
की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके , श्री राज्यपाल महोदय, श्री गंगा प्रसाद पन्त, अधिवक्ता को दिनांक 01.08.2018 से अग्रेत्तर 
पाँच वर्ष की अवधि के लिए तहसील सल्ट, जिला अल्मोड़ा में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के 
नियम -8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके , यह भी निदेश देते हैं कि श्री गंगा प्रसाद पन्त का नाम 
उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गए नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय । 


आज्ञा से , 


मीना तिवारी, 
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी। 


456 


उत्तराखण्ड गजट , 18 अगस्त, 2018 ई ० ( श्रावण 27. 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


In pursuance of the provisions of Clause ( 3) ofArticle 348 of the Constitution , the Governor is pleased to 
orderthe publication of following English Translation of Notification No. 07/ No.- KIXXXVI(1)/ 2018-11 No.- K/ 2004 , 
dated August 01 , 2018. 

NOTIFICATION 

Appointment 

August 01, 2018 
No. 07/ No.- KIXXXVI(1)/ 2018-11 No.KI2004--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the 
Notaries Act, 1952 (ActNo.-53 of 1952), the Governor is pleased to appointMr.Ganga Prasad Pant, Advocate as 
Notary for a period of five years with effect from 01.08.2018 for Tehsil Salt , District Almora and in exercise of the 
powers conferred by sub -rule (4) ofrule 8 ofNotaries Rules, 1956 also directs that the name ofMr. Ganga Prasad Pant 
be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act. 


By Order, 
MEENA TIWARI, 
Principal Secretary, Law -cum -L.R . 


सचिवालय प्रशासन ( अधिष्ठान ), अनुभाग -4 

कार्यभार - प्रमाणक 

17 जुलाई, 2018 ई ० 
संख्या 275 / नि 0 स 0 प्र0 स0 / 2018 - प्रमाणित किया जाता है कि सचिवालय प्रशासन ( अधिष्ठान). अनुभाग -4 
के प्रोन्नति / विज्ञप्ति आदेश संख्या-871 / XXXI(4) / 18 / 06 ( विविध)15, दिनांक 17 जुलाई , 2018 , जैसा कि इसमें व्यक्त 
किया गया है , के क्रम में निजी सचिव के पद पर वेतनमान ₹ 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स लेबल -10 में आज 
दिनांक 17.07.2018 की पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण किया गया । 

अवमोचक अधिकारी, 
गौरव प्रसाद सेमवाल , 


प्रतिहस्ताक्षरित , 
मीना तिवारी , 


प्रमुख सचिव । 


कार्यभार-- प्रमाणक 

17 जुलाई , 2018 ई ० 
संख्या 10 / नि 0 स0 अ0 सचिव / 2018 – प्रमाणित किया जाता है कि सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान), अनुभाग -4 
के प्रोन्नति / विज्ञप्ति आदेश संख्या -871 / XXXI (4) / 2018 / 06 ( विविध)15, दिनांक 17 जुलाई, 2018, जैसा कि इसमें 
व्यक्त किया गया है , के क्रम में निजी सचिव के पद पर वेतनमान ₹ 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स लेबल -10 में आज 
दिनांक 17.07.2018 की पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण किया गया । 

अवमोचक अधिकारी, 

अरूण कुमार पटेल । 
प्रतिहस्ताक्षरित , 
ज्योति नीरज खैरवाल , 

अपर सचिव । 
पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई ०) 33 हिन्दी गजट / 435 - भाग 1-2018 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 अगस्त , 2018 ई० ( श्रावण 27 , 1940 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम, कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड 

( फार्म अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 

10 जुलाई , 2018 ई० 
पत्रांक 2327 / राज्य कर उत्तरा० / फार्म - अनु0 / 2017-18 / केन्द्रीय फार्म - सी / एफ / खोया / चोरी / 
नष्ट हुए / देदून - केन्द्रीय बिक्रीकर ( उत्तराखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम -8(13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करके , मैं , आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित फार्म " सी ", जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा 
नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए, इन फार्मस के 
प्रयोग को अवैध घोषित करता हूँ : 

खोये / चोरी / नष्ट खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्म को अवैध 
व्यापारी का नाम , पता व टिन नं ० 

हुए फार्मों की 

फार्मों की घोषित किए 

संख्या सीरीज / क्रमांक जाने का कारण 
सर्वश्री एस0 आर0 एफ 0 लि 0, काशीपुर , ( Form - C ) -01 U.K.VAT - C - 2007 खोने के कारण 
टिन -05002449275 

903532 


क्र ० सं ० 


1 . 


सौजन्या. 
आयुक्त राज्य कर, 

उत्तराखण्ड । 
NOTIFICATION 

July 10 , 2018 
No. 2327 /Com.Tax /Form /Lost/Stolen /Destroyed/2018-19/D . Dun --WHEREAS, information have been 
received regarding Lost/Stolen /Destroyed " Form - C " enlisted below . 

531 - ख 


532 


उत्तराखण्ड गजट , 18 अगस्त , 2018 ई ० ( श्रावण 27 , 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
I, Commissionertax, Uttarakhand inexercise ofthe powers conferred by Rule 8(13) of Central Sales Tax 
(Uttarakhand)Rules 2006 , here by declare that" form - C " bearing serial no . as listed below , should be considered 
as invalid for all purposes. 

No. of 

Reasons for 

Lost/Stolen / SINo. of Lost/ Stolen declaring the 
SI. No. Name, Address and Tin No. of Dealers 

Destroyed or Destroyed Forms forms obsolete 
Forms 

of invalid 
1 . M/s . SRF Limited, Kashipur , 

( Form- C ) -01 U.K.VAT - C - 2007 Lost 
TIN - 05009730483 

903532 


SOWJANYA, 
Commissioner State Tax, 

Uttarakhand. 


क्र ० सं ० 


1 . 


विज्ञप्ति 

18 जुलाई , 2018 ई ० 
पत्रांक 2508 / आयुक्त राज्य कर / उत्तरा0 / फार्म - अनु0 / 2018-19 / आ o घो ० प० / खोया / चोरी / नष्ट हुए / 
देदून - उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम -30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , 
मैं , एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर , उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म-16, जिनके 
खो जाने / चोरी हो जाने / मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम -30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत 
सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं , को तात्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ: 

फार्म / स्टैम्प को 
खोये / चोरी / नष्ट खोये / चोरी / नष्ट 

अवैध घोषित 
व्यापारी का नाम व पता हुए फार्मों / स्टैम्प हुए, फार्मों / स्टैम्प की 

किए जाने का 
की संख्या सीरीज व क्रमांक 

कारण 
सर्वश्री अभिषेक ग्रोवर मेडिकोज, 700 - डी , प्रारुप-XVI U.K.VAT - M2012 खोने के कारण 
अम्बर तालाब वेस्ट, रेलवे रोड, रूड़की, 

( 01 ) 

5216583 
टिन -05006956962 

विपिन चन्द्र , 
अपर आयुक्त राज्य कर, 

मुख्यालय , देहरादून । 
कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ) 

कार्यालयादेश 

31 मई , 2018 ई ० 
पत्रांक 508 निलम्बन / 2016 - निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु, वाहन 
दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में 
संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा -निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन 
अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है: 
लाइसेन्सधारक का नाम व लाइसेन्स संख्या / श्रेणी एवं संस्तुतिकर्ता 

अभियोग निलम्बन अवधि 
वैधता 

अधिकारी 
3 

6 
1. श्री मुकेश चन्द्र पुत्र | UK- 0320090003243, प्रवर्तन दल , 

21.05.2018 
श्री रमेश चन्द्र , हल्का वाहन, ( NT ), TRANS टनकपुर 

अधिक भार 

से 
निवासी तहसील एरिया |[TR], वैधता 22.12.2019 

20.08.2018 
वार्ड नं 0 1, टनकपुर, 
चम्पावत 


पता 


1 


2 


4 


5 


क्षमता से 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 18 अगस्त, 2018 ई 0 ( श्रावण 27, 1940 शक सम्वत्) 


533 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


प्रवर्तन दल , 


क्षमता से 


2 . श्री गजेन्द्र पाल पुत्र | UP26/ 1300025/ PBT/ 13, 

प्रवर्तन दल , 

एम वी एक्ट 21.05.2018 
श्री श्री सलीक राम मोटर साइकिल, हल्का वाहन , टनकपुर 

का उल्लंघन से 
निवासी दयूरिया बीसलपुर, ( NT), वैधता 31.12.2033 

20.08.2018 
पीलीभीत 
3 . श्री बच्ची चंद पुत्र UK-0319910015910. उपरोक्तानुसार 

क्षमता से 

21.05.2018 
श्री धनी चंद, हल्का वाहन , मो 0 साइकिल , 

अधिक भार 

से 
निवासी ग्राम पासम, | NT /LMV GV [TR], RANS 

20.08.2018 
लोहाघाट , चम्पावत | TR, वैधता 29.11.2019 
4 . | श्री सलीम अहमद पुत्र | UK-0320030003397, 

प्रवर्तन दल , 

क्षमता से 

21.05.2018 
| श्री नवाब अली, मोटर साइकिल , एल एम वी टनकपुर 

अधिक भार 

से 
| निवासी वार्ड नं 0 1, वाहन , ( NT ) TRANS , TR, 

20.08.2018 
टनकपुर, चम्पावत 

वैधता 19.01.2020 
5 . श्री रामऔतार गिरी पुत्र | UP- 2519910023695 . 

भार वाहन में 

21.05.2018 
श्री मोहन गिरी, हल्का वाहन ( NT ) ; TRANS टनकपुर 

सवारी 

से 
निवासी भदेपुरा शाही, |[TR], वैधता 09.07.2019 

खतरनाक 20.08.2018 
मीरगंज, बरेली 

संचालन 
6 . | श्री धुवसिंह पुत्र UK06-20170008094, उपरोक्तानुसार 

21.05.2018 
श्री ऋषिपाल सिंह, हल्का वाहन , मो 0 साइकिल , 

अधिक सवारी से 
निवासी ग्राम व पो ० किशनपुर ( NT ), वैधता 09.08.2037 

20.08.2018 
नानकमत्ता , 

|जिला ऊसिं0 नगर 
7 . | श्री रामकुमार पुत्र | UP-2619890000280 , उपरोक्तानुसार क्षमता से 

21.05.2018 
श्री खड़ग सेन , |LMV( TR); TRANS TR, 

अधिक भार 

से 
निवासी मो 0 ब्रहमपुरी, वैधता 01.01.2020 

20.08.2018 
पो ० व तह 0 पूरनपूर, 

पीलीभीत 
8 . 

श्री कड़ाई लाल पुत्र UP-2620100006454, उपरोक्तानुसार उपरोक्तानुसार 
21.05.2018 
| श्री गेंदन लाल , मोटर साइकिल, हल्का वाहन, 

से 
निवासी नाजिर गंज , ( NT ); TRANS TR, 

20.08.2018 
दुर्जनपुर कलां, पीलीभीत 

वैधता 27.01.2021 
9 . श्री नीरज कुमार पुत्र UP- 2420180001773, उपरोक्तानुसार 

क्षमता से 

21.05.2018 
श्री नन्हें , मोटर सा 0 , हल्का वाहन 

अधिक सवारी से 
निवासी ग्राम टकर, |( NT ), वैधता 20.02.2038 

20.08.2018 
थांना उसेत, बदायूँ 
10. श्री आमिर पुत्र श्री बसरूद्दीन, | UK-0620150104090, उपरोक्तानुसार भार वाहन में 21.05.2018 
निवासी बिथौरा, सितारगंज, मोटर साइकिल विद गियर , 

सवारी 

से 
ऊसिं० नगर हल्का वाहन [ NT ] TRANS 

20.08.2018 
TR, PSV BUS TR, 

वैधता 04.03.2023 
11. श्री अशोक कुमार विश्वास | UP 2620150006864, उपरोक्तानुसार उपरोक्तानुसार 
21.05.2018 
पुत्र श्री मोहन विश्वास , मो ० सा 0 एवं 

से 
ग्राम न्यूरिया कॉलोनी, हल्का मोटर वाहन , ( NT ), 

20.08.2018 
थाना न्यूरिया हुसैनपुर, वैधता 31.12.2032 

पीलीभीत 
12. श्री सतीश पुत्र श्री राजा राम . UP- 220110003879 , उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार 21.05.2018 
निवासी दुर्जनपुर, 

हल्का मोटर वाहन, ( NT ); 
तह0 बिलासपुर, |TRANS [TR], वैधता 10.04 . 

20.08.2018 
2021 
13. श्री संदीप कुमार पुत्र 

| UP - 3420150001620, उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार 21.05.2018 
श्री बड़कन्ने , हल्का वाहन, मो 0 साइकिल, 

से 
निवासी हरिया फतेहपुर, ( NT ), वैधता 05.07.2035 

20.08.2018 
पो ० व थाना महोली, 
सीतापुर 


जिला रामपुर 


534 


उत्तराखण्ड गजट , 18 अगस्त, 2018 ई 0 ( श्रावण 27, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


--- 


2 


3 


4 


5 


6 


| TRỊ, 


14. श्री विनोद पुत्र श्री शत्रुघन , | UP-3420150003221, 

प्रवर्तन दल, भार वाहन में 

21.05.2018 
निवासी कुक्ष्कपुर, हल्का वाहन , मो 0 साइकिल, टनकपुर सवारी 

से 
पो ० नेरीकला, रामकोट , |( NT ) TRANS , [TR], 

20.08.2018 
सीतापुर, उ0 प्र0 

वैधता 18.06.2020 
15. मो 0 जाहिद पुत्र 

UP- 2620150008113, उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार 21.05.2018 
| श्री शब्बीर अहमद, हल्का वाहन , मो 0 साइकिल , 

से 
निवासी ग्राम व पो 0 शाहगड़, ( NT ); TRANS [ TR], 

20.08.2018 
थाना माधोटाडा, पीलीभीत 

वैधता 27.02.2020 
16. श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र 

765381/ PBT/ 2007 , उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार 21.05.2018 
| श्री नत्थू लाल, हल्का वाहन, मो 0 साइकिल, 

से 
निवासी अमरिया , ( NT ), TRANS [TR], 

20.08.2018 
पीलीभीत, उ 0 प्र 0 

वैधता 28.04.2019 
17. श्री सुनील कुमार पुत्र 

UP- 8720100001548 , प्रवर्तन दल , | उपरोक्तानुसार 21.05.2018 
| श्री सतीश, हल्का वाहन, ( NT ), TRANS : टनकपुर 

से 
निवासी कल्याणपुर, वैधता 09.02.2021 

20.08.2018 
कासगंज, उ ० प्र ० 
18. श्री मोतीराम उर्फ राजू पुत्र | UP-2619970019412, प्रवर्तन दल , उपरोक्तानुसार 21.05.2018 
| श्री मेवाराम, हल्का वाहन, ( NT), टनकपुर 

से 
निवासी नौगवां पकड़िया , |TRANS:[TR], 

20.08.2018 
थाना सुनगढ़ी, पीलीभीत , 

वैधता 02.06.2019 
उ 0 प्र 0 
19. श्री शाहिद पुत्र 

| UK- 0620020025093, प्रवर्तन दल , | उपरोक्तानुसार 21.05.2018 
श्री कमरूद्दीन , हल्का वाहन, मोटर साइकिल, टनकपुर 

से 
निवासी सिसैया, सितारगंज, ( NT ) ) TRANS: [TR], PSV 

20.08.2018 
ऊ 0 सिं ० नगर 

| BUS, TR, 

वैधता 04.09.2020 
20. श्री दिनेश कुमार पुत्र 

| UP- 2520160023446, उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार 21.05.2018 
| श्री ठाकुर दास, हल्का वाहन, मो 0 साइकिल , 

से 
निवासी गोपालपुर, अजीजपुर. ( NT ) TRANS: [TR], 

20.08.2018 
भोजीपुरा, बरेली, उ 0 प्र 0 

वैधता 30.11.2020 
21. श्री शमसुद्दीन पुत्र | UK-0419930045368 , उपरोक्तानुसार खतरनाक 21.05.2018 
श्री शहीद अहमद, हल्का वाहन , मो 0 साइकिल , 

संचालन 

से 
निवासी नई बस्ती बण्डिया , |( NT ), TRANS: [TR], PSV 

20.08.2018 
किच्छा, ऊ 0 सिं ० नगर 

| BUS, TR, 

वैधता 27.02.2020 
22. श्री इरशाद पुत्र 

| UK- 0820170183896 , उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार 21.05.2018 
| श्री इस्लामुद्दीन , हल्का वाहन, मो 0 साइकिल 

से 
निवासी ग्राम गढ़, |( NT ); TRANS [TR], 

20.08.2018 
पो ० गढ़हमीरपुर, हरिद्वार वैधता 27.02.2020 


रश्मि भट्ट, 


लाइसेसिंग अथॉरिटी, 
टनकपुर , चम्पावत । 


535 


भाग 1 -क ] 

उत्तराखण्ड गजट , 18 अगस्त, 2018 ई ० ( श्रावण 27 , 1940 शक सम्वत् ) 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग 

आदेश 

26 जून , 2018 ई ० 
संख्या 442 / प्रवर्तन / लाइसेन्स / 2018 - मा 0 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के 
सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी 0 ओ 0 आर0 एस 0 पार्ट -3. दिनांक 18.08.2015 , सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / 
सी 0 ओ 0 आर0 एस 0 - पार्ट -3, दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने 
के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर, वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । 

अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए. लाइसेन्सिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के 
रूप में , मैं मोहित कुमार कोठारी, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा -19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए, निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ: 


क्र ० 
सं ० 


चालक का नाम व पता 


डी ० एल ० संख्या व वैधता 


अभियोग 


चालानकर्ता 
प्रवर्तन अधिकारी 


निलम्बन 
अवधि 


26.06.2018 

से 
25.09.2018 


26.06.2018 

से 
25.09.2018 


26.06.2018 

से 
25.09.2018 


श्री आनन्द सिंह पुत्र 
1 . UK-1320040005482, 

ओवरलोड सवारी ARTO , 
| श्री दिपेन्द्र सिंह, |VALIDITY ( NT)-14.12.2021 , 

RUDRAPRAYAG 
|VALIDITY (TR)-27.03.2017 
ग्राम तयुंकर , 
पो 0 चिरबाटिया , 

जनपद रूद्रप्रयाग 
2 . श्री नितेन पुत्र HR-5120130284003, संकेत देने पर वाहन 

ARTO , 
श्री कन्हैया लाल , VALIDITY ( NT)-14.04.2033 | को रोका नहीं गया , 

RUDRAPRAYAG 
ग्राम खेडी खूर्द, 

प्राइवेट वाहन का 
फरीदाबाद , 

व्यवसायिक प्रयोग 
हरियाणा -121001 
3 . श्री कृष्णानंद पुत्र 

UK-1320140005255 , 

वाहन संचालन के 

S.P., 

RUDRAPRAYAG 
श्री सुरेशानंद , VALIDITY ( NT )-13.10.2026 

दौरान मोबाइल 
ग्राम हाट, पो 0 चंद्रापुरी , 

फोन का प्रयोग 
| जनपद रुद्रप्रयाग 
4 . श्री धीरेनद्र सिंह पुत्र 

UK-1320140005648, वाहन संचालन के ARTO , 
श्री राजेन्द्र सिंह, | VALIDITY ( NT )-08.05.2034, दौरान मोबाइल 

RUDRAPRAYAG 
|VALIDITY (TR)-11.05.2020 
ग्राम व पो 0 दयरा, 

फोन का प्रयोग 
जनपद रूद्रप्रयाग 
5 . श्री बलबीर सिंह पुत्र | UK- 1420090004330 , 

भार वाहन में 

ARTO, 
श्री बच्चन सिंह , | VALIDITY ( NT) -02.03.2029 , ओवरलोड सवारी 

RUDRAPRAYAG 
| VALIDITY (TR)-20.01.2019 
ग्राम श्यामपुर , 
पो ० सत्यानारायण , 

ऋषिकेश -249201 
6 . श्री नाथी सिंह खरोला पुत्र | UK-0820070127483 , वाहन संचालन के ARTO , 
| श्री गोविन्द सिंह खरोला, |VALIDITY ( NT )-03.05.2027 , दौरान मोबाइल 

RUDRAPRAYAG 
बस्ती नं 0 01 पथरी, |VALIDITY (TR)-20.03.2017 

फोन का प्रयोग 
हरिद्वार 
7. श्री अनिल शर्मा पुत्र MP07 20030002981 , संकेत देने पर वाहन ARTO , 
श्री राम किशन, | VALIDITY ( NT)-14.06.2021 | को रोका नहीं गया , 

RUDRAPRAYAG 
पता - गुरू जी की गली, 

खतरनाक संचालन 
डबरा, ग्वालियर (म 0 प्र 0 ) 


26.06.2018 

से 
25.09.2018 


26.06.2018 

से 
25.09.2018 


26.06.2018 

से 
25.09.2018 


26.06.2018 

से 
25.09.2018 


536 


उत्तराखण्ड गजट , 18 अगस्त , 2018 ई० ( श्रावण 27. 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


आदेश 


27 जून, 2018 ई ० 
संख्या 445 / प्रवर्तन / लाइसेन्स / 2018 - मा 0 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ 
संख्या 05 / 2014 / सी 0 ओ 0 आर0 एस 0 पार्ट -3, दिनांक 18.08.2015 , सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी 0 ओ 0 आर0 एस 0 -- पार्ट -3, 
दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के 
चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । 

अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के 
रूप में , मैं मोहित कुमार कोठारी , मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा -19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए, निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ: 


क्र ० 
सं 0 


चालक का नाम व पता 


डी ० एल ० संख्या व वैधता 


अभियोग 


चालानकर्ता 
प्रवर्तन अधिकारी 


निलम्बन 
अवधि 


1 . 


श्री हरेन्द्र सिंह पुत्र 
श्री वीर सिंह, 
जी 0 बी 0 नगर, नोएडा, 
उ 0 प्र 0 


UP- 1610017088 , 

भार वाहन में 

ARTO, 
VALIDITY ( NT)-29.10.2030 | ओवरलोड सवारी | RUDRAPRAYAG 


27.06.2018 

से 
26.09.2018 


2 . 


श्री राजकिशोर सिंह रौथाण UK- 13/1030/ RPG/ 08, 
पुत्र श्री त्रिलोक सिंह रौथाण , VALIDITY ( NT)-03.06.2025 
ग्राम व पो ० नवासू, जनपद 
रूद्रप्रयाग 


वाहन संचालन के 
दौरान मोबाइल 
फोन का प्रयोग 


ARTO , 
RUDRAPRAYAG 


27.06.2018 

से 
26.09.2018 


3 . 


UK - 1320150007937 , 
|VALIDITY ( NT )-19.07.2033 


श्री सुनील जोशी पुत्र 
श्री जयानंद जोशी, 
ग्राम चोडासिराय, 
पो ० सेरा भरदार, 
जनपद रूद्रप्रयाग 


वाहन संचालन के 
दौरान मोबाइल 
फोन का प्रयोग 


ARTO , 
RUDRAPRAYAG 


27.06.2018 

से 
26.09.2018 


4 . 


27.06.2018 

से 


26.09.2018 


श्री मुज्जमिल्ल अहमद पुत्र | UP12 19950004407 , भार वाहन में 

ARTO , 
| श्री नानू अहमद, 

VALIDITY ( NT)-12.03.2027,| ओवरलोड सवारी RUDRAPRAYAG 

|VALIDITY ( NT )-11.05.2020 
| 272, कवालपुरी, 

का संचालन 
मुजज्जफरनगर ( उ0 प्र 0)) 
श्री दिलशाद पुत्र UP11 112002970, 

भार वाहन में 

ARTO , 
| श्री जिंदा हशन , 

|VALIDITY ( NT )-14.02.2032 | ओवरलोड सवारी | RUDRAPRAYAG 
182, मोहनपुरा गंगोह , 

का संचालन 
जनपद सहारनपुर ( उ0 प्र 0 ) 


5 . 


27.06.2018 

से 
26.09.2018 


आदेश 


30 जून, 2018 ई ० 


संख्या 467 / प्रवर्तन / लाइसेन्स / 2018 – मा 0 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ 
संख्या 05 / 2014 / सी 0 ओ 0 आर0एस 0 पार्ट -3, दिनांक 18.08.2015, सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी 0 ओ 0 आर0एस 0 - पार्ट -3, 
दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहन का 
चालान कर वाहन चालक के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 18 अगस्त, 2018 ई ० ( श्रावण 27 , 1940 शक सम्वत् ) 


537 


अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के 
रूप में , मैं मोहित कुमार कोठारी , मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा -19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए. निम्न चालक के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ : 


क्र ० 
सं ० 


चालक का नाम व पता 


डी ० एल० संख्या व वैधता 


अभियोग 


चालानकर्ता 
प्रवर्तन अधिकारी 


निलम्बन 
अवधि 


1 . 


| UK-1320170013146, 
|VALIDITY ( NT )-22.11.2037 


श्री अंकित पुत्र 
श्री जगदीश प्रसाद, 
ग्राम सतेराखाल, 
जनपद रूद्रप्रयाग 


वाहन संचालन के 
दौरान मोबाइल 
फोन का प्रयोग 


ARTO , 
RUDRAPRAYAG 


30.06.2018 

से 
29.09.2018 


आदेश 

04 जुलाई , 2018 ई ० 
संख्या 468 / प्रवर्तन / लाइसेन्स / 2018 -- मा 0 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ 
संख्या 05 / 2014 / सी 0 ओ 0 आर0 एस 0 पार्ट -3, दिनांक 18.08.2015, सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी 0 ओ0 आर0 एस 0 - पार्ट -3, 
दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के 
चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । 

अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के 
रूप में , मैं मोहित कुमार कोठारी , मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा -19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए , निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ: 


क्र ० 
सं 0 


चालक का नाम व पता 


डी ० एल० संख्या व वैधता 


अभियोग 


चालानकर्ता 
प्रवर्तन अधिकारी 


निलम्बन 
अवधि 


S.P., Pauri 


| UK- 1320150007457 , 
VALIDITY ( NT)-23.04.2035 


नशे की हालत में 
वाहन का संचालन 


1. श्री शंकर प्रसाद पुत्र 

श्री शिव प्रसाद, 
ग्राम पुनाड, 
जनपद रूद्रप्रयाग 


04.07.2018 

से 
03.10.2018 


ओवरलोड सवारी 
( यात्री वाहन) 


ARTO , 
RUDRAPRAYAG 


04.07.2018 

से 
03.10.2018 


ओवरलोड सवारी 
(भार वाहन) 


ARTO , 
RUDRAPRAYAG 


2 . श्री ब्रिजमोहन सिंह पुत्र 

| UK-1520070022661, 
श्री राजेन्द्र सिंह, 

VALIDITY ( NT )-03.05.2033 , 
ग्राम रतनपुर , कुम्भीचौर , VALIDITY ( T )-03.05.2019 

तहसील कोटद्वार, पौड़ी 
3. | श्री साजिद पुत्र श्री गफरू, UP-11 20140015397 , 

76. ग्राम अलीपुरा उर्फ VALIDITY ( NT )-31.12.2028 , 
भग्गूवाला, तहसील बेहट , 

|VALIDITY ( T )-18.07.2020 
जनपद सहारनपुर 
4 . श्री रमेश राम पुत्र 

| UK -0120180043148, 
श्री प्रेम राम, 

|VALIDITY ( NT )-09.07.2032 , 
ग्राम छब्बीसा, पो 0 मसार, 
जनपद अल्मोड़ा 


04.07.2018 

से 
03.10.2018 


ओवरलोड सवारी 
भार वाहन ) 


ARTO, 
RUDRAPRAYAG 


04.07.2018 

से 
03.10.2018 


आदेश 


07 जुलाई , 2018 ई ० 
संख्या 482 / प्रवर्तन / लाइसेन्स / 2018 - मा 0 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ 
संख्या 05 / 2014 / सी 0 ओ 0 आर0 एस 0 पार्ट -3, दिनांक 18.08.2015, सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी 0 ओ 0 आर0 एस 0 – पार्ट -3, 


538 


उत्तराखण्ड गजट, 18 अगस्त , 2018 ई ० ( श्रावण 27 , 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के 
चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । 


अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के 
रूप में , मैं मोहित कुमार कोठारी, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा -19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए, निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ: 


क्र ० 
सं ० 


चालक का नाम व पता 


डी ० एल० संख्या व वैधता 


अभियोग 


चालानकर्ता 
प्रवर्तन अधिकारी 


निलम्बन 
अवधि 


07.07.2018 

से 
06.10.2018 


07.07.2018 

से 
06.10.2018 


07.07.2018 

से 
06.10.2018 


07.07.2018 

से 
06.10.2018 


1 . श्री संदीप सिंह पुत्र 

| UK-1320160009781, नशे की हालत में S.P., 
श्री सुरज सिंह, |VALIDITY ( NT )-06.06.2036 

RUDRAPRAYAG 

वाहन का संचालन 
ग्राम राउलैक जाना , 

ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग 
2 . | श्री हरिश चंद्र शुक्ला पुत्र 

UK- 1320140005808, नशे की हालत में S.P.. 
श्री दिनेश चंद्र , |VALIDITY ( NT )-12.06.2034, 

वाहन का संचालन | RUDRAPRAYAG 
|VALIDITY ( T)-17.03.2019 
ग्राम सेमल डुंगरा, 

जनपद रूद्रप्रयाग 
3 . | श्री रमेश सिंह पुत्र | UK13-1756 / RPG/09, 

नशे की हालत में S.P., 
| श्री अवतार सिंह, |VALIDITY ( NT)-04.07.2025 | वाहन का संचालन | RUDRAPRAYAG 
ग्राम खडिया , थाना फाटा , 

जनपद रूद्रप्रयाग 
4 . | श्री विक्रम नंद डोभाल पुत्र UK-14 2006 0033849, 

ओवरलोड 

ARTO, 
श्री राम प्रसाद डोभाल, VALIDITY ( NT )-23.03.2026 , 

( यात्री वाहन ) 

RUDRAPRAYAG 
VALIDITY (T) -09.04.2020 
ग्राम थान, पो 0 सावली , 

टिहरी गढ़वाल 
5 . श्री राजेश कुमार पुत्र UK-1420080023005 , 

ओवरलोड 

ARTO, 
VALIDITY ( NT )-26.03.2028, (यात्री वाहन) 

RUDRAPRAYAG 
मकान सं 0 11, जगेठी , 

VALIDITY ( T)-26.03.2020 
पो 0 टिगडी कोटी, 

टिहरी गढ़वाल 
6 . श्री बलबीर सिंह पुत्र | UK- 1320090003515 , 

ओवरलोड 

ARTO , 
| श्री कुन्दन सिंह, VALIDITY ( NT) -18.03.2029, 

RUDRAPRAYAG 

(यात्री वाहन) 
VALIDITY ( T)-18.05.2019 
ग्राम व पो 0 जग्गी कण्डाई , 

जनपद रूद्रप्रयाग 
7. श्री अजय सिंह राणा पुत्र | UK- 13 2016 0009411, 

ओवरलोड 

ARTO , 
श्री असर सिंह , |VALIDITY ( NT)-07.04.2036, 

( यात्री वाहन ) 

RUDRAPRAYAG 
VALIDITY ( T )-11.04.2021 
ग्राम व पो 0 बवई , 
जनपद रूप्रप्रयाग 

आदेश 


श्री पुरनू 


07.07.2018 

से 
06.10.2018 


07.07.2018 

से 
06.10.2018 


07.07.2018 

से 
06.10.2018 


10 जुलाई , 2018 ई ० 
संख्या 500 / प्रवर्तन / लाइसेन्स / 2018 – मा 0 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ 
संख्या 05 / 2014 / सी 0 ओ0 आर0एस 0 पार्ट -3, दिनांक 18.08.2015, सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी 0 ओ0 आर0 एस0 -पार्ट -3. 
दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के 
चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । 


539 


भाग 1 - क 

उत्तराखण्ड गजट , 18 अगस्त, 2018 ई० ( श्रावण 27 , 1940 शक सम्वत् ) 
अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के 
रूप में , मैं मोहित कुमार कोठारी, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा -19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए, निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ: 


क्र ० 
सं ० 


चालक का नाम व पता 


डी ० एल ० संख्या व वैधता 


अभियोग 


चालानकर्ता 
प्रवर्तन अधिकारी 


निलम्बन 
अवधि 


1 . 


UK- 1320180000198 , 
|VALIDITY ( NT ) -07.02.2038 


ओवरलोड सवारी 
( यात्री वाहन ) 


ARTO , 
RUDRAPRAYAG 


10.07.2018 

से 


श्री अंकित सिंह पुत्र 
| श्री ध्यान सिंह, 
ग्राम काण्डा जखोली, 
जनपद रूद्रप्रयाग 


09.10.2018 


2 . 


| UK- 1320100000344 , 
VALIDITY ( NT )-06.10.2030 , 
VALIDITY ( T )-20.11.2020 


ओवरलोड सवारी 
(यात्री वाहन ) 


ARTO , 
RUDRAPRAYAG 


श्री गजे सिंह पुत्र 
श्री विजय सिंह, 
ग्राम व पो ० जाखल , 
जनपद रूद्रप्रयाग 


10.07.2018 

से 


09.10.2018 


UK-1320130003739, 
VALIDITY ( NT )-07.03.2033 


ओवरलोड सवारी 
( भार वाहन ) 


ARTO, 
RUDRAPRAYAG 


10.07.2018 

से 


3. श्री दीपचन्द पुत्र 

श्री राम लाल आर्या, 
ग्राम व पो ० मनसूना, 
जनपद रुद्रप्रयाग 


09.10.2018 


UK-0420070044004 , 
VALIDITY ( NT )-21,08.2027 , 
VALIDITY ( T)-18.10.2019 


ओवरलोड 
( यात्री वाहन ) 


ARTO , 
RUDRAPRAYAG 


4. श्री दीप सिंह पुत्र 

| श्री मनवर सिंह, 
ग्राम लाखनपुर, रामनगर, 
जनपद नैनीताल 


10.07.2018 

से 


09.10.2018 


UK-1519800022474,, 
VALIDITY ( NT )-23.04.2023, 
|VALIDITY ( T )-23.04.2019 


ओवरलोड 
(यात्री वाहन ) 


ARTO, 
RUDRAPRAYAG 


5. श्री कुन्दन सिंह पुत्र 
| श्री बख्तावर सिंह, 
बद्रीनाथ मार्ग, कोटद्वार , 
जनपद पौड़ी गढ़वाल 


10.07.2018 

से 


09.10.2018 


मोहित कुमार कोठारी, 
सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रप्रयाग । 


कार्यालय अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, 

रूड़की 
कार्यालय - ज्ञाप 


16 अगस्त, 2018 ई ० 


संख्या 200 / स्थापना / 2018-19 - उत्तराखण्ड शासन , कार्मिक अनुभाग -2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 
90 / XXX ( 2) / 2016–30 (51 )15, दिनांक 26 जुलाई , 2016 में निहित प्राविधानानुसार संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के 
अन्तर्गत मिनिस्ट्रियल संवर्ग के पदों का वर्गीकरण करते हुए, विभागीय संरचनाओं का पुनर्गठन सुनिश्चित किए 
जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है । 


540 


उत्तराखण्ड गजट, 18 अगस्त, 2018 ई० ( श्रावण 27 , 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


उपर्युक्त स्वीकृति के क्रम में प्रमुख सचिव , औद्योगिक विकास अनुभाग , उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के 
आदेश - प 

-पत्र संख्या 189 / VI}-1/2018/3 ( रा 0 मु 0) / 10 , दिनांक 03 अगस्त, 2018 में निहित निर्देशानुसार 
राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की के मिनिस्ट्रियल संवर्ग के पदों का प्रतिशत के आधार पर निम्न तालिका 
के अनुसार वर्गीकरण ( संशोधित स्टॉफिंग पैटर्न ) लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है: 


क्र ० 


विभाग में पूर्व स्वीकृत मिनिस्ट्रियल 

संवर्ग का विवरण 


पदों की 
संख्या 


संशोधित स्टाफिंग पैटर्न 


पदों की 
संख्या 


1 . 


मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 


01 


मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 


04 


2 . 


वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 


06 


वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 


05 


3 . 


प्रशासनिक अधिकारी 


06 


प्रशासनिक अधिकारी 


05 


4 . 


प्रधान सहायक 


11 


प्रधान सहायक 


11 


5 . 


वरिष्ठ सहायक 


18 


वरिष्ठ सहायक 


17 


6 . 


कनिष्ठ सहायक 


20 


कनिष्ठ सहायक 


20 


योग 


62 


योग 


62 


ह0 ( अस्पष्ट ) 

निदेशक, 
राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड , 

रूड़की । 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई 0 ) 33 हिन्दी गजट / 435 - भाग 1 - क -2018 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 अगस्त, 2018 ई० ( श्रावण 27 , 1940 शक सम्वत् ) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
कार्यालय नगर पंचायत , गंगोलीहाट (पिथौरागढ़ ) 


सार्वजनिक सूचना 


25 अप्रैल, 2018 ई ० 


पत्रांक 07 / एन 0 पी 0 / यूएचा 0 उ0 वि 0 / प्रेक्षण / 2017--18 - नगर पंचायत, गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़ सीमान्तर्गत 
उ0 प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त ) की धारा 298 की उपधारा -2, खण्ड ( झ) का (घ) में 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के क्रियान्वयन हेतु 
“ नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि , 2017 बनाई जाती हैं , जो नगरपालिका अधिनियम , 1916 की 
धारा -301 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो , उनसे आपत्ति 
एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही है । 

अतः समाचार - पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ 
अधिशासी अधिकारी , नगर पंचायत , गंगोलीहाट को प्रेषित की जा सकेगी । वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर 
कोई विचार नहीं किया जायेगा । 

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017 


संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भः 


1. यह उपविधि नगर पंचायत, गंगोलीहाट , जिला पिथौरागढ़ की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज 

उपविधि, 2017 * कहलायेगी । 


189 - ट 


190 


2 . 


3 . 


उत्तराखण्ड गजट , 18 अगस्त, 2018 ई ० ( श्रावण 27 , 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 8 
यह उपविधि नगर पंचायत, गंगोलीहाट , जिला पिथौरागढ़ नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी । 

यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी । 
परिभाषाएँ : 
(i) "नगरीय ठोस अपशिष्ट के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव 

चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप में नगरीय / अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा 

किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता हैं । 
(ii) “ उपविधि से अभिप्रेत, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन गठित उपविधि से है; 
(iii ) "नगरपालिका से अभिप्रेत, संविधान के अनुच्छेद 243 ( थ ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी 

नगर के संगठित नगर पंचायत , गंगोलीहाट , जिला पिथौरागढ़ से है ; 
(iv ) " अधिशासी अधिकारी से अभिप्रेत, उ0प्र 0 नगरपालिका अधिनियम , 1916 के अन्तर्गत पालिका केन्द्रीयित 

सेवा नियमावली, 1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है । 
M) " सफाई निरीक्षक से अभिप्रेत, नगर पंचायत, गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़ में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से 

है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगर पंचायत के उस अधिकारी / कर्मचारी से हैं , जो उस पद के कार्यभार 

के लिए शासन, पंचायत बोर्ड या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो । 
( vi) “निरीक्षण अधिकारी का अभिप्रेत, अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी , सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे 

अधिकारी / कर्मचारी से है, जिन्हें समय - समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए 

अधिकृत किया गया है । 
(vi) “नियम से अभिप्रेत, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-648 नई दिल्ली , 

मंगलवार 03 अक्टूबर , 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2000 द्वारा पर्यावरण ( संरक्षण ) 

अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट ( प्रबन्धन और हथालन ) नियम 2000 बनाये गये से है । 
(viii) अधिनियम से अभिप्रेत , उ0 प्र0 नगरपालिका अधिनियम , 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त ) से है । 
(ix) " जीव नाशित / जैव निम्नकारणीय / जैविक अपशिष्ट ( Biodegradable waste) से अभिप्रेत , ऐसे अपशिष्ट 

पदार्थों से है, जिनका सुक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है । जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं 

फलों के छिलके, फूलों- पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि । 
(x) “ जीव अनाशित अपशिष्ट ( Non- biodegradable waste )" का अभिप्रेत, ऐसे कूड़ा - कचरा सामग्री से है, जो जीव 

नाशित कूड़ा, कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लॉस्टिक भी है । 
( xi ) पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट ( Recyclable waste ) से अभिप्रेत, ऐसे अपशिष्ट से है , जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे 

अथवा विधि से परिवर्तित करके, उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है । जैसे प्लॉस्टिक, पॉलीथीन 

(निर्धारित माइक्रोन के अन्दर), कागज, धातु , रबड़ आदि । 
(xii) " जैव चिकित्सीय अपशिष्ट ( Biomedical waste) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका जनन मानवों व 

पशुओं के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रियाकलापों 

या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौर 
( xiii) “संग्रहण ( Collection) से अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण , बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस 

अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है । 
(xiv) " कचरा खाद बनाने ( Composting ) एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया से अभिप्रेत है , जिसमें कार्बनिक पदार्थ का 

सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है । 
(xv ) " ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट ( Demolition and construction waste ) से अभिप्रेत, सन्निर्माण, 

पुनर्निर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से 

उद्भूत अपशिष्ट से है । 
(xvi ) "व्ययन (Disposal)- से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक 

सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन, अभिप्रेत है । 


- 


हुआ हो । 


..."".-----.===PERMEE 


भाग ४ ] 


उत्तराखण्ड गजट, 18 अगस्त, 2018 ई० ( श्रावण 27, 1940 शक सम्वत् ) 


191 


(xvii) " भूमिकरण (Landfilling ) से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल , हवा के साथ 

उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे , पक्षियों का खतरा, नाशी जीव / कृत्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन , 
ढाल अस्थिरता और कटाव क लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट , 

ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान, अभिप्रेत है । 
( xviii) “निक्षालितक (Leachate ) से वह द्रव्य अभिप्रेत है, जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ 

है तथा जिसने इसमें से धुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है । 
(xix) नगरपालिका प्राधिकारी ( Municipal authority) में , म्युनिशपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगरपालिका , 

नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद्, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन ०ए ० सी ०) अथवा सुसंगत 
कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन 

और हथालन, ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है । 
( xx ) “स्थानीय प्राधिकारी (Local authority) का अभिप्रेत , तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, 

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत से है । 
( xxi ) “ नगरीय ठोस अपशिष्ट ( Municipal solid waste) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों 

को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्धठोस रूप से 

नगरीय / अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है । 
(xxii ) " सुविधा के परिचालक (Operator of facility ) से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के 

संग्रहण , पृथक्करण , भण्डारण , परिवहन , प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और 
इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है, जो अपने - अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन 
एवं हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है । "प्रसंस्करण से वह 

प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है । 
(xxiii) “ पुनर्चक्रण ( Recycling) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण 

सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है । जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या 

नहीं भी हो सकता है । 
(xxiv ) “ पृथक्करण ( Segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक , अकार्बनिक , 

पुनःचक्रण 

योग्य और 
परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग - अलग करना अभिप्रेत है । 
(xxv ) " भण्डारण ( Storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना 

अभिप्रेत है , जिससे कूड़ा - करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने , आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध 

को रोका जा सके । 
(xxvi) “परिवहन (Transportation) से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान 

से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध , कूड़ा - करकट 

बिखरने , रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके । 
4. कोई भी व्यक्ति / स्थापन (establishment ). नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले 

स्थान पर, जो नगर पंचायत द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा । 
5. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन , अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से 

एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनःचक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा । 
6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 5 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट 
प्रतिदिन तथा पुनःचक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगर पंचायत, के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार 
नगर पंचायत के कर्मचारी / सुविधा प्रचालक (Operator of a facility ) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, 
जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा), जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें, जो समय - समय पर संशोधित 

की जा सकेगी. के अनुसार उत्पादक व्यक्ति / स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क ( User charges) लिए जायेंगे । 
7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए 

नगर पंचायत से सम्पर्क कर, नगर पंचायत द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए 
निर्धारित दर पर सेवा शुल्क ( User charges) भुगतान करना होगा । 


192 


उत्तराखण्ड गजट , 18 अगस्त, 2018 ई ० ( श्रावण 27 , 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 8 
8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो , बागवानी व सभी पेड़ - पौधों के कूड़े 

परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा करना सम्भव न हो तो नगर पंचायत से सम्पर्क कर नगर पंचायत 
द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिएनिर्धारित दर पर सेवा शुल्क ( User charges) 

भुगतान करना होगा । किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा । 
9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन द्वारा परिसंकटमय ( Hazardous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना 

होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार - द्वार (door to door ) संग्रहण हेतु कर्मचारी / सुविधा परिचालक को देना 
10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन , जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन , जीव -चिकित्सा 

अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम, 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव - चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय 

ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा । 
11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला / हथालन करने वाला, व्यक्ति / स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति 

नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और न ही जलवायेगा । 
12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन , पृथक्करण , संग्रहण , भण्डारण , परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का 

निरीक्षण का अधिकार, निरीक्षण अधिकारी को होगा । 
13. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्टों को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी 

जाती है तो मासिक यूजर चार्जेस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा 
नगरपालिका / सुविधा प्रचालक द्वारा तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर 

चार्जेस 

वसूल 
किया जा सकेगा । जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी, वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस 

में नगरपालिका / सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी । 
14. अनुसूची में दी गई दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ 5.00 (पाँच) के पूर्णांक में की जायेगी । 
15. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेस / सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा । 
16. यह कि उपविधि में दिए गए किसी नियम का उल्लंघन करने पर यदि कोई व्यक्ति या परिवार जैविक - अजैविक 

कूड़े को सड़क व नाली में फेंकता है , तो प्रथम बार ₹ 200.00 दूसरी बार पर ₹ 500.00 एवं तीसरी बार में 

₹ 1,000.00 पैनेल्टी देनी होगी । 
17. यह कि यदि कोई व्यक्ति आवासीय एवं व्यवसायी भवन निर्माण हेतु निर्माण सामग्री 24 घण्टे के अन्दर सार्वजनिक 

सड़क या नाली के ऊपर से नहीं हटाता है तो प्रथम बार ₹ 500.00, द्वितीय बार ₹ 1,000.00 एवं तीसरी बार में 

₹ 1,500.00 की अर्थ दण्ड ( penalty ) देना होगा । 
18. यह कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत सेवा शुल्क ( User charges ) की दरें निम्नवत् हैं : 

अनुसूची -1 
सेवा शुल्क ( User charges) की दरें 

प्रतिमाह सेवा शुल्क ( User charges) की राशि ₹ में 


क्र ० 
सं 0 


अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी / 

अपशिष्ट के प्रकार 


जैविक-अजैविक कूड़ाअलग-अलग सड़कतकपहुँचाने 

पर 


मिश्रितकूड़ासड़कतक 

पहुँचानेपर 


जैविक-अजैविक कूड़ाघर/श्रोतपर हीअलग-अलगदेने 


ᏱᏂ 


जोव्यक्तिघर/श्रोत 
परहीमिश्रितकूड़ा 

देनेपर 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 . 


5 


10 


15 


20 


2 . 


10 


15 


20 


25 


गरीबी रेखा से नीचे के घर 
मध्यम वर्ग कम आय वाले घर 
उच्च आय वर्ग वाले घर 
सब्जी एवं फल विक्रेता 


3 . 


15 


20 


25 


30 


4 . 


100 


20 


100 


125 


भाग ४]] 


उत्तराखण्ड गजट , 18 अगस्त, 2018 ई० ( श्रावण 27, 1940 शक सम्वत्) 


193 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


5 . 


250 


500 


200 


250 


6 . 


रेस्टोरेन्ट 
होटल / लॉजिंग / गेस्ट हाउस 
धर्मशाला 


200 


300 


300 


350 


7 . 


20 


30 


40 


50 


8 . 


बरातघर 


1000 


1500 


1000 


1500 


9 . 


150 


200 


150 


200 


10 . 


50 


100 


50 


75 


11 . 


100 


200 


200 


200 


20 


25 


25 


25 


200 


400 


200 


250 


14. 


100 


200 


150 


200 


15 . 


100 


200 


150 


175 


बेकरी 
कार्यालय 

स्कूल /शिक्षण संस्थाएँ ( आवासीय) 
12. स्कूल / शिक्षण संस्थाएँ (अनावासीय ) 
13. हॉस्पिटल / नर्सिंग होम 

( बॉयोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर) 
क्लीनिक ( मेडिकल) 
दुकान 

फैक्ट्री ( उद्योग) 
17. वर्कशाप / कबाड़ी 
18. | गन्ने का रस / जूस विक्रेता 
19. | सार्वजनिक / निजी स्थलों पर 

सर्कस / प्रदर्शनी / विवाह आदि प्रति 
आयोजन, जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न होता 
हो 

ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट 
21. | उपरोक्त सूची अतिरिक्त समस्त प्रकार के 

व्यवसायियों / उद्योग / आवास पर 


16. 


200 


400 


300 


450 


1000 


1500 


500 


700 


50 


100 


125 


150 


200 


500 


500 


400 


20 . 


200 


400 


400 


300 


100 


100 


100 


100 


उपरोक्त विवरण के अलावा धार्मिक कार्य, जैसे -भण्डारा, जागरण, शोभा यात्रा आदि पर उपरोक्त दरें लागू नहीं 


होगी । 


शास्ति 
उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन उ0 प्र 0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 ( उत्तराखण्ड में यथावृत्त ) की धारा 299 (1 ) 
एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो ₹ 5000.00 ( रु0 पाँच हजार मात्र) 
तक हो सकेगा और जब ऐसा मंग निरन्तर किया जाय, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के 
दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो , 500.00 तक हो सकेगा । 
यह अधिकार अधिशासी अधिकारी , नगर पंचायत , गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़ में निहित होगा । 


विमल रावल, 


जी ० एस ० सुप्याल , 

अधिशासी अधिकारी , 
नगर पंचायत , गंगोलीहाट । 


अध्यक्ष, 
नगर पंचायत , गंगोलीहाट , 

(पिथौरागढ़) । 


194 


उत्तराखण्ड गजट , 18 अगस्त, 2018 ई० ( श्रावण 27, 1940 शक सम्वत्) 


[ भाग 8 


सूचना 
मैं सुमित घटक चौधरी एवं मिशा घटक चौधरी ने दिनांक 20.01.2014 को रजिस्ट्रार कार्यालय रूड़की में विवाह 
कर लिया है । हमने एक दूसरे की पुत्री को अपना लिया है । भविष्य में सुष्मिता घटक चौधरी एवं मोक्षीता घटक चौधरी 
को पुत्री सुमित घटक चौधरी एवं माता मिशा घटक चौधरी के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाये । 

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है । 


सुमित घटक चौधरी, 


इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 


आई0 आई0 टी 0 रूड़की, जिला हरिद्वार 


पी ०एस ० यू ० ( आर0 ई 0) 33 हिन्दी गजट / 435 - भाग 8–2018 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


